रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/99 


REGD. NO. D. L.- 33004 /99 


in 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 15 , 2004/ भाद्र 24 , 1926 
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15 , 2004/BHADRA 24, 1926 


सं . 782 ] 
No. 782 ] 


. 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2004 
का. आ . 1003( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 491 ( अ ) 
तारीख 13 अप्रैल , 2004 द्वारा यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 8 के जयपुर-किशनगढ़ सेक्शन में 363. 885 कि . मी . पर ट्रम्पेट अंतर्बदल का निर्माण 
करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन अनुसूची में दिया गया है, उक्त . 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


- 


- 


- 


. 


___ और , उक्त अधिसूचना का सार “ दैनिक राजस्थान ” और “ दैनिक नवज्योति ” दोनों में तारीख 
29 अप्रैल, 2004 में प्रकाशित किया गया था ; 


__ और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा ( 2) के अधीन आक्षेपकर्ताओं 
के आक्षेपों को सुनने के पश्चात् आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया ; 


-- 


-- 


- 


- 


और , सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त 
अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाएगा ; 


2800 GI/ 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


और , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशान पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । . 


अनुसूची 


जिला : अजमेर 


। 


भूमि की 


खतरा सं . 


| 


खातेदार अथवा हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 


| क्रम सं . | तहसील का । गाँव का | 

नाम 

नाम 


भूमि का 
प्रकार 


प्रकृति 


भूमि का 

क्षेत्रफल 
( वर्ग मी0 ) 


TT 3 


7 


किशनगढ़ 


वीलामल 


निजी 


बारानी दोयम | 


270 मिन 


971 


- 


- 


| किशनलाल पुत्र काना कोम गुर्जर साकिन सांवतसर , ] 

खातेदार 
| संजय कुमार पुत्र मानकचन्द जाति जैन बाकलीबाल | 

सा . मदनगंज किशनगढ़ खातेदार 


निजी 


बारानी ।। 


272/ 4 


935 


निजी 


बारानी ।। 


272/ 3 


999 


निजी 


276 


8328 


बारानी सीयम 

व दोयम 
बारानी दोयम 


निजी 


277 


409 


- 


- 


निजी 


बारानी दोयम 


247 


1165 


4031 


निजी/ 
बिलानाम 


248 / 1 
248/ 2 


बारानी ॥ 
वाणिज्यिक 
पेट्रोल पम्प 
बासनी || 
बारानी दोयम 


7 श्रीमती चतर देवी धर्म पत्नी श्री कंवरी लाल जाति । 
( पाटनी) निवासी मदनगंज किशनगढ़ खातेदार 

सन्तोक सिंह वल्द कन्हैया सिंह कौम सिख निवासी , 
| मदनगंज, किशनगढ़ खातेदार 
जंगबाज पुत्र महबूब खा कौम मुसलमान देशवाली 
निवासी खानपुरा तहसील व जिला अजमेर खातेदार 
हनुमान प्रसाद पुत्र नारायण प्रसाद जाति मेघवाल 
निवासी बिदीयाद हिस्सा 1/ 2 श्रीमती चन्दकला पत्नी 
पुसा राम पिण्डयार ( मेघवाल) निवासी मदनगंज 
किशनगढ़ हिस्सा 1/ 2 खातेदार 
बलवीर सिंह पुत्र सन्तोक सिंह कौम सिख निवासी 
मदनगंज किशनगढ़ खातेदार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ 
समर्पण से बिलानाम ( पेट्रोल पम्प ) 
काना वल्द कल्लू बारी सा . किशनगढ़ खातेदार 
सोहन लाल पुत्र लादूराम जाति खटीक सा थावला 
तहसील डेगाना जिला नागौर हिस्सा 42 श्रीमती 
रामेश्वरी देवी पत्नी अमर चन्द टांक निवासी एच 9 
सागर विहार कालोनी वैशाली नगर अजमेर खातेदार 
हिस्सा 1/ 2 खातेदार 
मोहम्मद उसमान बल्द नजीर मोहम्मद जाति मुसलमान 
निवासी किशनगढ़ हि . 1/ 3 श्रीमती ईदी बेगम पत्नी 
जंगबाज खाँ हिस्सा 1/ 3 निवासी चमड़ाघर मदनगंज 
किशनगढ़, सिकन्दर खाँ पुत्र हसन खाँ हिस्सा 1 / 3 ! 
जाति मुसलमान निवासी खानपुरा तहसील व जिला 
अजमेर 


निजी 


253 


566 


manA 


निजी 


255/ 2 


5860 


निजी 


बारानी सोयम 


280 / 2 


I 


676 


[ सं. भाराराप्रा/19011/ 1/ 97 -पीआई/ एलए ] 
इन्दु प्रकाश, महानिदेशक ( सड़क विकास ) और विशेष सचिव 


[ TT 11 - 9453( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th September, 2004 


S.O . 1003 (E). Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry 
Transport and Highways , number S .O . 491 (E ) dated 13th April 2004, issued under 
sub - section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the CentralGovernment, after being satisfied 
that for the public purpose the land , the brief description of which is given in the 
Schedule , is required for the construction of trumpet interchange at Km 363 .885 of 
Jaipur- Kishangarh Section of National Highway No. 8 in Ajmer District in the State 
of Rajasthan ; 


And Whereas the substance of the said notification was published in “ Dainik 
Rajasthan ” and “ Dainik Navajyoti” both dated 29th April, 2004 ; 


And Whereas the competent authority has , after hearing the objections of the 
objectors and making further enquiry under sub- section (2 ) of section 3C of the said 
Act, disallowed the said objections; 


And Whereas, in pursuance of sub- section ( 1) of section 3 (D ) of the said Act , the 
competent authority has submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority, and in 
exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 3( D ) of the said Act, 
the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule 
annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And, further in pursuance of sub - section (2 ) of section 3(D ) of the said Act , the 
CentralGovernment hereby declares that, on the publication of this notification in the 
Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest 
absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[PartIl- - SEC .3(1 )] 


SCHEDULE 


DISTRICT : Ajmer 


Name of 

Tehsill 


Name of 
Village 


Type of 
Land 


Name of Land 
Owners / Interested Persons 


No . 


Nature | Khasra | Area of 
of Land No. | land 

|( Sq .Mt ) 
5 
Barani 270 971 
Doyam Min 


Kishangarh 


Tolamal 


Private 


Private 


Barani II 


272 /4 | 


935 


Private 


Barani II 27273 


999 


Private 


1 


8328 


Barani | 276 
Soyam 


| Private 


Doyam 
Barani 
Doyam 


277 1 


409 


Private 


Barani 
Doyam 


247 T 1165 


- 8 
Kishanlal S /o Kana Caste 
Gurjar Sakin Sawatsar 

Khatedar 
Sanjay Kumar Slo 
Manakchand Caste Jain 
Bakliwal Sakin Madanganj 

Kishangarh Khatedar 
Smt. Chatar Devi W /o 
Kanweri lal Caste Jain 
(Patni) R /o Madanganj 

Kishangarh Khatedar 
Santok Singh S /o Kanhaiya 
Singh Religion Sikh Sakin 
Madangunj, Kishangarh 

Khatedar 
Jungbaz S/o Mehboob Khan 

religion Muslim deshwali 
Sakin Khanpura Te. & Distt. 

Ajmer Khatedar 
Hanuman Prasad Slo 
Narayan Prasad Caste 
Meghwal Sakin Bidiyad 
share 1/2 Smt. Chandrakala 

Wo Pusaram Pindyar 
(Meghwal) Sakin Madanganj 
Kishangarh share 12 

Khatedar 
Balvir Singh S /o Santok 

Singh Religion Sikh R /o 
Madanganj Kishangarh Land 
Surrender Siwai Chak for 

Petrol Pump 
Kana S /o Kallu , Cast Bari 
Sakin Kishangarh Khatedar 

Sohan Lal Slo Ladu Ram 
Caste Khatik Sakin Thawla 
Tehsil Degana Distt . Nagore 
share 1/2 Smt. Rameshwari 
Devi W /o Amar Chand Tak 

R /o H - 9 , Sagar Vihar 
Colony , Vaishali Nagar 
Ajmer share 12 Khatedari 


4031 


Private 
Govt. 


Barani II 248 / 

1 
Commer . 248 /2 

cial 
(Petrol 
Pump ) 
Barani II 253 


| Private 


T . 566 


Private 


Barani 
Doyam 


255/2 


5860 


....... 


. 


. 


[ 4T 11 - 05 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


676 


Barani | 280 /2 
Soyam 


Mohammad Usman S / o 
Nazir Mohammad Caste 
Muslim Sakin Kishangarh 
share 1/3 Smt. Idi Begum 

W /o Jungbaz Khan Cast 
Muslim share 1/3 Sakin 

Chamdaghar Madanganj 
Kishangarh , Sikandar Khan 

S /o Hasan Khan Caste 
Muslim Sakin Khanpur 
Ajmer share 1/ 3 Khatedar 


[ No. NHA / 19011/ 1/97- PULA ] 
INDU PRAKASH , DirectorGeneral (Road Development ) & Spl. Secy . . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


